सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 वैशाख , 19 3 8 ( श०) 


संख्या 487 राँची, मंगलवार , 


10 मई, 20 16 ( ई० 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
3 मई, 2016 


संख्य -12/प्रो०-09- 04/ 2015 का० 3593-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड, रांची के अधिसूचना ज्ञापांकः 2519, दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा वरीय प्रधान 
आप्त सचिव कोटि में प्रोन्नत्त झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सुरेन्द्र प्रसाद, नवप्रोन्नत्त 
वरीय प्रधान आप्त सचिव , योजना- सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग ) को कार्यहित में अगले आदेश 
तक योजना-सह-वित्त विभाग (विकास आयुक्त कोषांग ), झारखण्ड रांची में ही फ्लोटिंग पद के विरुद्ध 
पदस्थापित किया जाता है । 

___ संख्या-12/प्रो०-09-04/ 2015 का० 3594-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड, रांची के अधिसूचना ज्ञापांकः 2520, दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा वरीय प्रधान 
आप्त सचिव कोटि में प्रोन्नत्त झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री गुरूमित सिंह, नवप्रोन्नत्त 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार 10 मई, 2016 


वरीय प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग को कार्यहित में अगले आदेश तक मंत्रिमंडल 
(निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड रांची में ही फ्लोटिंग पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


2. 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 487 – 50 । 


